रजिस्ट्री सं० डी एल० - 33004 / 97 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 97 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART T - Section 3 - Sub-section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 488 ] 
No. 488 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 12, 1997 / अग्रहायण 21 , 1919 
NEW DELHI, FRIDAY , DECEMBER 12, 1997/AGRAHAYANA 21, 1919 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1997 

सं . 68 / 97 - सीमाशुल्क ( एन. टी. ) 
सा . का .नि . 696 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क आयुक्त, चेन्नई द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस सं. एस . बी ./ 178/ 95 तारीख 21 मार्च, 1997 के निबंधनानुसार मैसर्स टाइटन 
इंडस्ट्रीज लिमिटेड से संबंधित मामले के न्याय निर्णयन के प्रयोजन के लिए सीमाशुल्क आयुक्त, बंगलौर को सीमाशुल्क आयुक्त, चेन्नई के रूप में नियुक्त 
करती है । 


[ फा . सं. 43716/ 97 सीमाशुल्क - 4 ] 

विजय कुमार, अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th December, 1997 

No. 68 /97 -Customs (N . T .) 
G. S . R . 696 ( E ). -- In exercise of powers conferred by sub -section ( 1) of section 4 of the Customs Act , 1962 ( 52 of 
1962), the Central Government hereby appoints Commissioner of Customs, Bangalore to be Commissioner of Customs, Chennai 
for the pupose of adjudicating the cases pertaining to M/s. TitanIndustries Limited in terms of Show -cause Notice No. SB/ 178 / 
95, dated the 21st March , 1995 issued by the Commissioner of Customs, Chennai. 

[ F. No . 437/6/ 97 -CUS.IV] 
3160 GI/ 97 

VIJAY KUMAR , Under Secy . 
Printed by the Manager, Govt. of India Pross, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Dolhi - 110054 - 1997 


